रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD NO . D . L . -33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


1 


. 


BRARY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 175 ] 
No. 175] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 24 , 2000 / चैत्र 4 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY,MARCH 24 , 2000 /CHAITRA 4 , 1922 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 
( बैंकिंग प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2000 
सा . का , नि . 257 ( अ ). - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित स्थान पर इस सारणी के कालम ( 3 ) में 
तदनुरूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए 24 - 3 - 2000 ( अपराहन ) से ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण 
स्थापित करती है । 

सारणी 
क्रम सं . स्थान, जहां पर अधिकरण 

क्षेत्राधिकार 
स्थापित किया गया है 
___ 1. सं . 15 एन , 

कलकत्ता, पटना, गुवाहाटी 
नेली सेनगुप्ता सारणी 

में कार्यरत ऋण वसूली 
( चौथी मंजिल ) 

अधिकरणों पर 
कलकत्ता -- 700087. 

[ फा . सं. 33 / 1/99 - डी आर टी ] 

अनूप मिश्र, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs) 

(Banking Division ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th March , 2000 
G. S. R. 257( E ). --In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993 ) the Central Government hereby establishes the Debts Recovery Appellate 
846 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


Tribunal at the place mentioned in column ( 2 ) of the Table below , to exercise jurisdiction within the area specified in the 
corresponding entry in column (3 ) of the said Table w . e. f. 24 -3 - 2000 (A . N .). 

TABLE 


SI No. 


Area of Jurisdiction 


Place at which Tribunal is 
Established 


1 . 


No . 15 N . 
Nelie Sengupta Saranı 
( 4th Floor ) 
Calcutta -~ 700 087. 


Over the Debts Recovery 
Tribunals functioning at 
Calcutta , Patna , 
Guwahati 


[ F. No. 33/1/ 99-DRT ] 

ANOOP MISHRA , Jt. Secy. 
___ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2000 
सा . का . नि . 258 ( अ ). ~ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित स्थान पर इस सारणी के कालम ( 3 ) में 
तदनुरूप प्रविष्टि में 24 - 3 - 2000 ( अपराहन ) से, निर्दिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण स्थापित 
करती है । 

सारणी 
क्रम सं. स्थान, जहां पर अधिकरण 

क्षेत्राधिकार 
स्थापित किया गया है 
1 . प्रथम एवं द्वितीय तल एस . सी . ओ 

हिमाचल प्रदेश 
सं . 30 - 40 , सेक्टर 8 - सी 

पंजाब, हरियाणा एवं 
मध्यमार्ग 

चंडीगढ़ 
चंडीगढ़ - 160018 

[ फा. सं. 31/ 1/ 99 - डी आर टी ] 

अनूप मिश्र, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th March , 2000 
G . S . R. 258( E ).--- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993 ) the Central Government hereby establishes the Debts Recovery Tribunal at 
the place mentioned in column ( 2 ) of the Table below , to exercise jurisdiction within the area specified in the correspond 
Ing entry in column ( 3 ) of the said Table w. e. f. 24- 3 - 2000 ( A. N. ) 

TABLE 


Sl No 


Area of Jurisdiction 


Place at which Tribunal is 
Established 


। 


Himachal Pradesh , Punjab . 
Haryana and Chandigarh 


Ist and Ilnd Floor, 
SCO No 39-40 
Sector 8 - C 
Madhya Marg 
Chandigarh - 160018 


[ E No 31/ 1/ 99- DRT ) 
ANOOP MISHRA , Jt. Secy . 


I rinted by the Manager, Govt of India Press, Ring Road . Mayapuri, New Delhi- 110067 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 


